निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 फाल्गुन 1939 ( श0 ) 
( सं० पटना 229) पटना , मंगलवार 13 मार्च 2018 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

10 मार्च 2018 
सं0 - बी1 - 3 - 19 / 2018 - 17 - 205 – भभुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 216 - जहानाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप 
निर्वाचन , 2018 के अवसर पर अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की 
अधिसूचना संख्या - 434 / बिहार – वि .स. / 2015(2) दिनांक 26. 02. 2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
सोहन कुमार ठाकुर , 

अपर सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 मार्च 2018 


भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 / दिनांक 26 फरवरी, 2018, 7 फाल्गुन, 1939 ( शक ) 

सं० 434 / बिहार–वि.स / 2015(2):- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित दिनांक 15 सितम्बर, 2015 व समय समय 
पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 434 / बिहार – वि. स / 2015(2) में निम्नलिखित संशोधन करता है: 

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद संख्या 205 – भभुआ एवं 216 - जहानाबाद के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के 
अतिरिक्त निम्नलिखित प्रविष्टियां और जोड़ी जायेंगी | 


सारणी 


विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम 


सहायक रिटर्निंग आफिसर 


205 - भभुआ 


7. कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भभुआ 


8. जिला अवर निबंधक , कैमूर (भभुआ ) 


216 - जहानाबाद 


4. भूमि सुधार उप - समाहर्ता, जहानाबाद 


5. प्रखंड विकास पदाधिकारी, काको 


6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोदनगंज 


उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 
में चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर प्रभावी नहीं रहेगी 

आदेश से, 

ए. के पाठक , 

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan Ashoka Road New Delhi - 110001/ Dated 26th February , 2018 . 7 Phalguna , 1939 (SAKA) 

No . 434 /BR -LA / 2015 ( 2 ) – In exercise of the power conferred by sub -section (1 ) of Section 
22 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission of India 
hereby makes the following amendments in its Notification No 434 /BR -LA /2015 (2 ) dated 15th 
September, 2015 as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning 
Officer. 


In column ( 2 ) of the table appended to the said Notification , in addition to the existing 
entries against item no 205 - Bhabua and 216 -Jehanabad, the following entries shall be added. 


2 


faar TC ( 


TERU ), 13 HIT 2018 


Assistant Returning Officer 


No. & Name of Assembly 

constituency 


1 


205 - Bhabua 


7 . Executive Officer, Nagar Parishad , Bhabua 
8 . District Sub - Registrar, Kaimur ( Bhabua ) 


2016 - Jehanabad 


4 . Deputy Collector, Land Reform , Jehanabad 
5 . Block Development Officer, Kako 
6 . Block Development Officer, Modanganj 


The appointment of the above Officer as Assistant Returning Officer in said Assembly 
Constituencies shall cease to be in operation on successful completion of the election in the said 
constituencies. 


By Order, 
A . K . PATHAK 

SECRETARY , 
ELECTION COMMISSION OF INDIA . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3RITETUT ) 229 -571 + 50 - stoctonton 

Website : http :// egazette.bih .nic .in 


